इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


व जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 248 


भोपाल, मंगलवार , दिनांक 23 जून 2015 - आषाढ़ 2, शक 1937 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 23 जून 2015 


क्र . एफ 10 - 2 - 2014- 1 -4. -- कु. पायल सेनानी पिता श्री सुभाष सेनानी, भीकनगांव, जिला खरगोन द्वारा दिनांक 16- 11- 2012 को 
लगभग 5 -6 बजे प्रातः बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट फाल्ट होने से अचानक पड़ोसी श्री गोपाल पुरोहित, निवासी भीकनगांव , जिला खरगोन 
के घर में आग लग गई. घर के अन्दर चार बच्चियां थीं. जो आग लगने से रोने लगी. आग लगने की खबर सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे 
हो गये थे. लेकिन किसी ने बच्चों को निकालने की हिम्मत नहीं की. 04 बच्चियों को घर के अन्दर आग में घिरे हुए देखकर उनको बचाने 
के लिये कु . पायल सेनानी ने दौड़ लगाई और दो - दो बच्चियों को एक साथ उठाकर जलती आग में से बाहर निकालकर मासूम बच्चियों 
की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय देते हए साहसिक कार्य किया. 


2. राज्य शासन द्वारा कु. पायल सेनानी पिता श्री सुभाष सेनानी, भीकनगांव, जिला खरगोन को उनके द्वारा प्रदर्शित साहस एवं वीरतापूर्ण 
कार्य के लिये वर्ष 2015 का " महाराणा प्रताप शौर्य राज्य पुरस्कार " एवं प्रशस्ति - पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत 
पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख ( रुपये एक लाख ) प्रदान की जाएगी. 


उपरोक्तानुसार पुरस्कार जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अमिताभ अवस्थी, उपसचिव . 


495 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015. 


